Khil 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

_ 23 पौष , 19 3 6 ( श० ) 
संख्या 19 राँची, मंगलवार 

13 जनवरी, 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
13 जनवरी, 2015 


संख्या- 15/ नीति नि०. 07 - 17/ 2014 का .. 262-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 6147 दिनांक- 07 नवम्बर , 2003 , संकल्प ज्ञापांक - 6148 दिनांक- 07 
नवम्बर , 2003 एवं संकल्प ज्ञापांक- 2844 दिनांक- 06 जून , 2006 में अंकित प्रावधान के आलोक में 
झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के विभिन्न संवर्गों में प्रोन्नति देने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का 
गठन निम्न प्रकार किया जाता है:. 


( क ) 


अवर सचिव ( अनुमंडल पदाधिकारी ) एवं उप सचिव ( अपर समाहर्ता) स्तर हेतु 


1 . 


सदस्य , राजस्व पर्षद , झारखण्ड 


अध्यक्ष, 


2. 


प्रधान सचिव, कार्मिक , प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग : 


सदस्य, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 13 जनवरी, 2015 


3. 


सदस्य , 


सदस्य, 


वरीय प्रमंडलीय आयुक्त 
कार्मिक विभाग के द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / . 
अनुसूचित जनजाति के सचिव संयुक्त सचिव स्तर 
के पदाधिकारी 


5. 


कार्मिक विभाग में विषय के प्रभारी उप सचिव 


. 


सदस्य 


संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/ विशेष सचिव 


सचिव 


__ संयुक्त सचिव, अपर सचिव एवं विशेष सचिव स्तर हेतु 


1. 


अध्यक्ष, 


सदस्य , 


3. 


सदस्य , 


मुख्य सचिव, झारखण्ड 
मुख्य सचिव को छोड़कर मुख्य सचिव स्तर के . 
झारखण्ड राज्य में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी 
प्रधान सचिव , कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग . 
कार्मिक विभाग के द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / . 
अनुसूचित जनजाति के सचिव / संयुक्त सचिव स्तर 
के पदाधिकारी 
कार्मिक विभाग में विषय के प्रभारी उप सचिव । . 
संयुक्त सचिव / अपर सचिव विशेष सचिव 


सदस्य, 


सदस्य 
सचिव 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एस० के० शतपथी, 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 19 - 50 । 


